निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 10 श्रावण 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 636) पटना , सोमवार , 1 अगस्त 2016 


सं0 08 / आरोप - 01 - 141 / 2014 सा0प्र0 - 16750 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

5 दिसम्बर 2014 
श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह , बि0प्र0से0, ( कोटि क्रमांक - 89 / 2008 ) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा, 
( सहरसा) सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक - 248 - 1 दिनांक 13.11. 2007 द्वारा प्रतिवेदित 
आरोपों यथा - परिवारिक सर्वेक्षण कार्यक्रम की उपेक्षा करने , बी0पी0एल0 से संबंधित कार्यों में अनुपस्थित रहने , बाढ़ राहत 
कार्य में अभिरूचि नहीं लेने तथा बाढ़ राहत कार्य में विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने 
इत्यादि की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 5139 दिनांक 03.06.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 
कालान्तर में श्री सिंह की सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 10988 दिनांक 09.11. 2009 द्वारा उक्त 
विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया । 

2. संचालन पदाधिकारी - सह - आयुक्त , कोसी प्रमंडल, सहरसा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन ( पत्रांक - 1525 दिनांक 27 . 
09.2011 ) में श्री सिंह पर प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । 

3. उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रभाकर 
प्रसाद सिंह , बि0प्र0से0, ( कोटि क्रमांक - 89 / 2008 ) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , सोनबरसा , ( सहरसा) सम्प्रति 
सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है । 
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 636 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


